रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


TOS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 6 , 2017 / आषाढ़ 15 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY , JULY 6 , 2017 /ASADHA 15 , 1939 


सं . 1894 ] 
No. 1894 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 जून , 2017 
का . आ . 2128 ( अ). — केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें , 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 3क की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पश्चिम बंगाल राज्य के बाँकुड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के 
कि . मी . 270.153 से कि . मी . 270.688 तक का भूखंड में तारापुर खाल के ऊपर प्रस्तावित सेतु का निर्माण , 
अनुरक्षण , प्रबंध प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित 
अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 
कोई व्यक्ति , जो उक्त भूमि मे हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा-3(ग ) की उप - धारा ( 1) के अधीन पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस 
दिनों के भीतर आक्षेप कर सकेगा । 
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , अर्थात् , अपर जिलाधिकारी ( भूमि अर्जन ), जिलाधिकारी का कार्यालय, जिला 
बाँकुड़ा , को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी 
आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों 
की सुनवाई तथा जाँच करने के पश्चात् , यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो 
आक्षेपों की अनुमोदन या अस्वीकार कर सकेगा । 
उक्त अधिनियम की धारा - 3(ग) की उप -धारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया सभी आदेश अंतिम 
होगा । 
4182 GI/2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू -रेखांकन और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में 
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


भाग 


खंड 


खंड 


पूरा 


पूरा 


खंड 


13 


14 


16 


अनुसूची 
पश्चिम बंगाल राज्य के रास्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के कि . मी . 270 . 153 से कि . मी . 270. 688 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना 
सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 
निर्दिष्ट 

क्षेत्रफल 
क्र . सं . | जिला 

भूमि कि 
तालुक 

सर्वेक्षण संख्या 
___ गाँव का नाम 

भूमि का प्रकार 

प्रकृति ( एकड़ ) 
1 । बाँकुड़ा । बाँकुड़ा तारापुर आर. एस . 805 

निजी 

डॉगा 0 .090 
( जे. एल . संख्या 
आर . एस . 807 खंड निजी 

बाईद 0 .190 
35 ) शीट - 2 
आर . एस . 808 खंड निजी 

रास्ता 0 .030 
थाना – मेजिया 
आर. एस . 809 खंड निजी 

डॉगा 0 . 240 
आर. एस . 1323 

निजी बागीचा 0 .160 
आर . एस . 1334 ___ खंड निजी 

कानाली 0 .020 
आर . एस . 1335 

निजी 

कानाली 0 . 180 
आर . एस . 1336 

निजी 

कानाली । 0 . 090 
आर. एस . 1337 

पूरा निजी 

कानाली । 0 . 050 
10 

आर. एस . 1338 पूरा निजी कानाली । 0 .050 
11 

आर. एस . 1339 

निजी कानाली 

0 . 040 
12 

आर. एस . 1340 

खंड निजी 

बाईद 

0 .020 
आर. एस . 1341 खंड । निजी 

बाईद 0 .030 
आर. एस . 1342 खंड | निजी बाईद 0 .030 
15 आर. एस . 1343 खंड | निजी 

बाईद 0 .030 
आर. एस . 1344 खंड | निजी 

वास्तु 0 . 115 
17 

आर. एस . 1345 पूरा । निजी 

डॉगा । 0 .020 
आर. एस . 1346 खंड | निजी 

वास्तु 0 .030 
आर . एस . 1347 खंड | निजी 

वास्तु 0 . 110 
आर . एस . 1371 खंड निजी 

रास्ता 0 . 010 
आर. एस . 1372 पूरा । सरकारी 

0 . 070 
22 

आर. एस . 1373 खंड | निजी 

वास्तु 

0 . 105 
23 

आर . एस . 1385 

निजी बाईद/वास्तु | 0 . 090 
24 

आर . एस . 1387 निजी 

0 . 125 
आर . एस . 1388 खंड निजी 

0 . 055 
26 

आर . एस . 1389 

निजी डॉगा 0 . 100 
27 

आर . एस . 1397 

खंड निजी 

बाईद 0 .015 
28 

आर. एस . 1546 

निजी 

रास्ता 
आर . एस . । 1570 खंड निजी 

वास्तु 0 .280 
30 आर. एस . 1575 खंड निजी 

डोबा 

0 . 110 
31 

आर . एस . 1576 खंड | निजी 

कानाली 

0 .010 
आर . एस . 1729 खंड निजी 

बाईद | 0. 210 
33 आर . एस . 1730 पूरा निजी बाईद 

0 . 070 
आर . एस . 1732 

। सरकारी +निजी 

डॉगा 0 . 100 
35 

आर. एस . 1733 खंड निजी 

रास्ता 0 . 020 
36 

आर . एस . 1734 

सरकारी 

डॉगा 

0 .060 
आर . एस . 1735 खंड निजी 

डॉगा 0 . 200 


18 
19 


20 


21 


डॉगा 


खंड 
खंड 


वास्तु 
डॉगा 


25 


खंड 


खंड 


0 .045 


29 


32 


34 


खंड 


37 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्र . सं . 


जिला 


तालुक 


38 


बाँकुड़ा । बाँकुड़ा 


39 


खंड 


। 


वास्तु 


40 


41 


N 


निर्दिष्ट 

क्षेत्रफल 
गाँव का नाम 

भूमि कि 
सर्वेक्षण संख्या 

भूमि का प्रकार 
भाग 

प्रकृति 

( एकड़ ) 
तारापुर आर. एस . 1752 खंड निजी 

वास्तु 0 . 050 
( जे . एल . संख्या आर. एस . 

1753 निजी 

0 . 010 
35 ) शीट - 2 आर . एस . 1386/ 1821 खंड | निजी 

डॉगा 0 . 340 
थाना – मेजिया 
आर . एस . 1386/ 1823 | खंड निजी 

डॉगा 0 . 090 
आर. एस . 1731 /1824 खंड | 

सरकारी 

डॉगा 

0 . 250 
आर. एस . | 1731/ 1825 | खंड । सरकारी डॉगा 0. 120 
आर . एस . | 1386/ 1930 | खंड । सरकारी कानाली | 0 .060 

कुल योग : | 4.120 | 
[ फा . सं. आरडब्ल्यू /एनएच -12014/ डब्ल्यूबी( 2) एलए/ 16- एसएण्डआर ( बी )] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


44 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd June , 2017 
S .O . 2128 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after 
being satisfied that for the public purpose , the land, the brief description of which is given in the schedule 
below , is required for “ Construction of proposed bridge over Tarapur Khal at Chainage 270 . 153 km to 
270 .688 km of National Highway No.-60 in the District of Bankura , West Bengal" , hereby declares its 
intention to acquire such land . 

Any person interested in the said land may, within twenty - one days from the date of publication of 
this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub 
section ( 1) of section 3C of the said Act . 

Every such objection shall be made to the competent authority, namely , the Additional District 
Magistrate (Land Acquisition ) Bankura District , in writing and shall set out the grounds thereof and the 
competent authority shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal 
practitioner , and may , after hearing all such objections and after making such further enquiry , if any , as the 
competent authority thinks necessary , by order, either allow or disallow the objections. 
Any order made by the competent authority under sub -section (2 ) of Section 3C of the said Act shall be 
final . 
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected 
by the interested person at the aforesaid office of the competent authority . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the 
stretch of land from Chainage 270 . 153 km to 270 .688 km of National Highway No . 60 in the 

State of West Bengal. 
Name of 

Survey 
SI. Nameof Name of the 

Specific 

Type of Nature of Area 
the 

Number / Portion 
| No. the Taluk | Village/ Mouza 

Land 
District 

Land 
Plot No. 

(Acre ) 
Bankura Bankura ____ Tarapur | RS | 805 | Part Private Danga | 0 . 090 
(J . L . No. 35 ) RS | 807 | Part Private 

Baid 

0 . 190 
Sheet- 2 808 Part Private 

Rasta | 0 . 030 
P. S .- Mejia | RS | 809 | 

Private 

Danga 0 . 240 
RS | 1323 | Part | Private | Bagan | 0 . 160 


RS 


809 


Part 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Sl. 


Type of 
Land 


Nature of 
Land 


Area 
(Acre ) 


No . 


6 


Kanali 
Kanali 
Kanali 
Kanali 
Kanali 
Kanali 
Baid 
Baid 


| 


Part 


12 


RS | 


13 


| 


14 
15 
16 
17 
18 


Name of 

Survey Specific 
Name of Name of the 
the 

Number / Portion 
the Taluk | Village/Mouza 
District 

Plot No. 
Bankura Bankura Tarapur | RS 1334 Part 

( J. L . No. 35 ) | RS | 1335 | Full 

Sheet- 2 | RS 1336 Full 
P . S.-Mejia 

RS 1337 Full 
RS 1338 Full 
RS 1339 

1340 Part 
RS | 1341 Part 
RS 1342 Part 
RS 1343 Part 
RS 1344 Part 
RSs 1345 
1345 

Full 
RS 1346 Part 
RS 

1247 
1347 

Part 
RS 1371 Part 
RS 1372 Full 
RS 1373 Part 
RS 1385 | Part 
RS 1387 Part 
RS 1388 

Part 
RS 1389 Part 
1397 

Part 
RS 1546 

Part 
RS 1570 Part 
RS 1575 Part 
| RS1576 

RS 1729 | Part 
RS 1730 Full 
RS 1732 Part 


19 


20 


21 


Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Govt . 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 

Private 
Government 

+ Private 

Private 
Government 
| Private 

Private 
Private 
Private 


0 .020 
0 . 180 
0 .090 
0 .050 
0 .050 
0 .040 
0 . 020 
0 .030 
0 .030 
0 .030 
0 . 115 
0 .020 
0 .030 
0 . 110 
0 .010 
0 .070 
0 . 105 
0 .090 
0 . 125 
0 .055 
0 . 100 
0 .015 
0 .045 
0 . 280 
0 . 110 
0 .010 
0 . 210 
0 .070 
0 . 100 


22 
| 23 


Baid 
Bastu 
Danga 
Bastu 
Bastu 
Rasta 
Danga 

Bastu 
Baid /Bastu 

Bastu 
Danga 
Danga 

Baid 
Rasta 
Bastu 
Doba 
Kanali 
Baid 
Baid 
Danga 


24 


25 


RS 


| 26 

27 
28 
29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


RS 


36 


RS 
RS 
RS 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Rasta 
Danga 
Danga 
Bastu 
Bastu 
Danga 


0 .020 
0 . 060 
0 . 200 
0 . 050 
0 .010 
0 . 340 


| 


38 
39 


RS 
RS 


40 


41 


RS 


1733 
1734 
1735 
1752 
1753 
1386 / 
1821 
1386 / 
1823 
1731/ | 
1824 
1731/ 1 
1825 
1386 / 
1930 


Part 


Private 


Danga 


0 .090 


RS 


Part 


Government 


Danga 


0 .250 


43 


RS 


Part 


Government 


Danga 


0 . 120 


RS 


Part 


Government 


Kanali 


0 .060 


Total area : 


4 . 120 


[ F . No. RW /NH - 12014 /WB(2 )LA / 16 -S & R (B ) ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


RAKESH SUKUL SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2017 . 07 . 10 18 :00 :16 + 05 30 


